निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 6 मार्च 2014 


( संo पटना 249 ) 


सं0 3ए- 1-मुक0- 49 / 2013 - 2098-वि० 


वित्त विभाग 


प्रेषक, 


प्रभात शंकर , 
अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार । 


पटना, दिनांक 04 मार्च 2014 


विषयः 


बिहार पुलिस प्रयोगशाला के राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक के 


वेतनमान के संबंध में । 


महाशय, 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि गृह विभाग के अधीन बिहार पुलिस प्रयोगशाला के 
राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षकों के लिए वेतनमान पे -बैंड- 2 ग्रेड -पे- 4600 / - की स्वीकृति संकल्प सं0 
630, दिनांक 21/ 01/ 2010 के द्वारा दी गयी थी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2014 
2 . राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता , कर्त्तव्य दायित्व के 
आलोक में केन्द्रीय वेतनमान पी0बी0 -3 + 5400 /- की माँग की जाती रही है । 

उपर्युक्त माँग पर कार्रवाई राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । पूर्व में फिटमेंट कमिटी द्वारा इन पदों के लिए 
केन्द्रीय वेतनमान की अनुशंसा इस आधार पर नहीं की गयी थी कि इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर नहीं है। वर्तमान 
में बिहार पुलिस प्रयोगशाला में राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूतम अर्हत्ता भौतिकी या 
रसायन या गणित में स्नातकोत्तर विज्ञान की डिग्री निर्धारित की गयी है तथा प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है । यह 
उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस हस्तक भाग-3 के परिशिष्ट 25 के नियम 12 में निहित प्रावधान के अनुसार राजकीय अंगुलांक 
परीक्षक तथा राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक की नियुक्ति के नियम समान हैं । इस प्रकार नियमानुसार राजकीय अंगुलांक परीक्षक 
के पद की शैक्षणिक योग्यता भी राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक के पद के शैक्षणिक योग्यता समान होगी । 

3 . सम्यक् विचारोपरांत बिहार पुलिस प्रयोगशाला के राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक के 
लिए पी0बी0-2 + 4600 /- के वेतनमान को संशोधित करते हुए पी0बी0-2 + 4800/ - के वेतनमान की स्वीकृति दी जाती है, चार वर्ष 
की संपुष्ट सेवा के बाद पी0बी0-3 + 5400/ - का वेतनमान अनुमान्य होगा । वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 
21/ 01 /2010 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । यह संशोधन निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


विश्वासभाजन , 


प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 249 - 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


